रजिस्ट्री सं . ही . एल . - 33004/ 94 


REGD . NO. D . L .- 33004 / 94 


AN 


Aatmand 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


। असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - 3 - अप - बग (1 ) 
PART -- Section 3 .-- Sub-section ( ) 


/ 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Govie 
, 


सं . 27] 
No. 27] 


नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 1995/पौष 26, 1916 
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16 , 1995 /PAUSA 26 , 1916 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1995 
सा . का . नि . 36 ( अ ): -- दिल्ली नगर निगम अधिनियम , 1957 ( 1957 का 66 ) की धारा 32 - 2 की उपधारा 
( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : - - 

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ .- - ( 1 ) इन नियमों को दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों के द्वारा परिसम्मत्तियों को घोषणा ) 
नियम , 1994 कहा जाएगा । 

( 2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 
2 . परिभाषाएं : - - जब तक प्रसंग से दूसरी बात या प्रर्य अपेक्षित न हो , तब तक इन नियमों में 
( क ) " अधिनियम " का अर्थ है दिल्ली नगर निगम अधिनियम , 1957 ( 1957 का 66) ; 
( ख ) “निगम का अर्थ है दिल्ली नगर निगम ; 
( ग ) “पार्षद का अर्थ है निगम का पार्षद ; 
( घ ) " धारा " का अर्थ है इस अधिनियम की धारा ; 
( 1 ) " परिवार " का अर्थ है पार्षद का पति पत्नी और उन पर प्राश्रित संतान ; 
( घ ) “महापौर " का अर्थ है निगम का महापौर । 


JIR 


128 GI / 95 


HMM 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. [ PART II - SEC. 30 ] 


3. परिसम्पत्तियों की घोषणा : - - ( 1 ) प्रत्यक पार्षद अधिनियम की धारा 32 को उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत शपथ या 
प्रतिज्ञापन लेने और उस पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर और प्रत्येक परवर्ती वर्ष में उसी माह के पाखिरी 
दिन मे पहले , इन नियमों के साथ संलग्न फार्म में अपनी और मरने परिवार के सदस्यों को सारी चल , अचल परिसम्पतियों 
की महापौर के समक्ष एक घोषणा प्रस्तुत करेगा । 

( 2 ) उप -नियम ( 1 ) के अन्तर्गत दाखिल की गई घोषणा निगम के रिकार्डों का एक भाग होगी । 
स्पष्टीकरण : - उप नियम ( 1 ) के प्रयोजनार्थ " चल परिसम्पत्तियों " में निम्नलिखित शामिल होंगे : - - 
( क ) जवाहरात, दो हजार रुपये से अधिक की वार्षिक किरा वाले बीमा पालिसी और कम्पनी अधिनियम, 1956 

( 1956 का 1 ) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत प्राने वाले शेयर , प्रतिभूतियो और ऋणपत्न ; 
( ख ) पार्षद और या उमके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा दिये गये या लिये गरे मभी प्रारक्षित या अनारक्षित 

ऋण ; 
( ग ) मोटर कारें, मोटर साइकिलें , घोड़े या सवारी के अन्य साधन ; 
( घ ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो , रेडियोग्राम और टेलिविजन सैट आदि । 


फार्म 
परिसम्पत्तियों की घोषणा 

[नियम 3 का उप नियम ( 1 ) देखिए ] 
पार्षद द्वारा परिसम्पत्तियों की घोषणा : 
1. पूरा नाम . . . . . . . . . . . . 
2. पिता / पति का नाम . . . . . . . . . 
3. जन्म तिथि . . . . . . . . . . 
4 . उस वाई की संख्या, जहां से चुने गये . . 
5. पता : वर्तमान , . , . 


स्थायी 


दूरभाष सं . - - कार्यालय 

निवास . , . . . 
6. व्यक्तिगत विवरण : 
( क ) वर्तमान व्यवसाय . . . . . . . . . 
( ख ) शुरू करने की तारीख . . . . . . . . . 
( ग ) पिछले वित्तीय वर्ष की प्राय 
( घ ) परियार के सदस्यों का विवरण : 


क्रमांक 


नाम 


जन्म तिथि 


पार्षद से संबंध 


व्यवसाय 


पिछले वित्तीय वर्ष की 

माय 


- - - 


12 


( B ) क्या किसी कार के मालिक हैं , यदि हां , तो कार का विवरण : 
( च ) क्या अन्य किसी वाहन के मालिक हैं , जिसकी कीमत 10, 000६ . या उससे अधिक है । यदि हां , तो उस 

वाहन का विवरण ; 


भाग II - खण्ड (i )] 

भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - 

- - - - -- - - - - - - 
7. अपने या परिवार के सदस्यों के नाम से खोले गये बैंक खातों का विवरण : 


-- - 


- 


- - - - - - - - - - ... -- - 


- 


- 


क्रमांक 


बैंक का नाम 


किसके नाम में बुला है पिछली बैंक जमा राशि अभ्यक्तियां 


बातासे , और खाता 
खोलने की ता . 


8. अपने या परिवार के सदस्यों के नाम में सावधि जमा रसीदों का विवरण 
१. अपने या परिवार के सदस्यों के नाम में लाकसं का विवरण 
10. अचल सम्पत्तियों की सूची ( अनुलग्नक " क " के अनुमार ) 
11. चल परिसम्पत्तियों की सूची (अनुलग्नक " " के अनुसार ) 


हस्ताक्षर 


( पूरा नाम . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . 


अनुलग्नक - - " क " 
पार्षद और या उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में या उनके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति । 


क्रमांक 


अवस्थिति पता 


का प्राप्त की 


प्राप्ति का तरीका अध्युक्तियां 


किसके नाम से 
धारित है 


प्राप्त करने के 
समय मूध 


5 


- - - 


- 


- - - 


- - 


( पार्षद के हस्ताक्षर ) 

पूरा नाम . . . 

अनुलग्नक - - " ख " 
पार्षद और उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में या उनके द्वारा धारित चल परिसम्पत्तियां ( कृपया 10,000/ - ₹ . या 
अधिक मूल्य की प्रत्येक चल परिसम्पत्ति का विवरण दें ) 

-- - - - . - - - - - - - - - - - 
क्रमांक मद कब खरीदी 

किसके नाम में 

खरीदते समय मूल्य 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


( पार्षद के हस्ताक्षर ) 
पूरा नाम . . . . . . . 
भारत के राष्ट्रपति के आदेश और नाम से 
[ फा . सं . मू. -14011/144 / 94- दिल्ली -II ) 

राजीव रहन शाह, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF NDIA : EXTRAORDINARY 
= = - = = - 

= = 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


PART II Sec. 30 )] 

- - 


= 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th January, 1995 
No. G . S .R . 36 (E ) . In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 32 - A of the Delhi Muni 
cipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957 ), the CentralGovernment hereby makes the following rules, namely : 

1 , Short title and commencement : (1) These rules may be called the Delhj Municipal Corporation (Decla 
ration of Assets by Councillors ) Rules , 1994 . 

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette . 
2. Definitions : In thes : rules , unless the context otherwise requires.--- 
( a ) *Act means the Delhi Municipal Corporation Act , 1957 (66 of 1957) ; 
( b ) " Corporation " means the Municipal Corporation of Delhi; 
( c ) " Councillor" means the Councillor of the Corporation ; 
( d ) section means a section of the Act ; 
(e) family means the spouse and dependent children of the Councillor ; 
(f ) " Mayor " means the Mayor of the Corporation . 


1 


3 . Declaration of assets - ( 1) Every Councillor shall , not later than thirty days after making and subscribing 
tho oath or affirmation under sub - section (1 ) of section 32 of the Act , and before the last day of the samemonth 
in each succeeding year, file with the Mayor a declaration , in the Form appended to these rules, or ajl the assets, 
movable and immovable, owned by him and members of his family . 

(2 ) Declaration filed under sub -rule (1) shall form part of the records of the Corporation . 
Explanation :- - For the purposes of sub- rule (1), "moveable assets " shall include 
( a ) jewellery, insurance policies the angual premia of which exceed rupecs two thousand and shares , Securities, 

and debentures as defined in the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) ; 
( b ) allloans, whether sccured or non -secured , advanced or taken by the Councillor and or any member of his 

family ; 
(c ) motor cars , motor cycles , horses or any other means of conveyance ; 
( d ) refrigerators, radios, radiograms and television sets, etc . 

FORM 
DECLARATION OF ASSETS 

[ See sub- rule (1) of rule 3 ] 

Declaration of assets by a Councillor 
1. Name in full 
2 . Father s/husband s name 
3. Date of birth 
4. Ward No. from where elected 
5 . Address : Present : 


Permanent : 


... 


+ + + + + III 


. 1 . HEIIII + I + TI + IIIIIIIIIIII + II + HII + + 


1 + + + + 


+ + + IIIII + + + + FILI + + + + + II + IIIIIIII- II 


LEILI+ + + EFIIIIIIIIIIIIIIIIIII . + + + LI . FIEL 


Tel No. Office :...... 
Residence : 


भारत का राजपन्न : अमाधारण 

- - -- - - - - - -- -- - - - - - 


25 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - 


- - 


= 


+ 


+ 


( TT11 - - * (i )] 

- - .- . - = - = - - = 
6 . Personal Particulars : 
( a ) Existing Profession 
( b ) Date of starting 
(c ) Income for the last financial year 
( d ) Details of family members : 


V 


S .No . 


Name 


Date of birth 


Occupation 


Relationship 
with the 
Councillor 


Income of last 
financial year 


- 


-eim 


( e ) Whether owng a car , if so 

particulars of the car ; 
(f) Whether owns any other means 

of conveyance valued at Rs. 10 , 000 

or more . If so , particulars thereof ; 
7. Details of Bank Accounts either in own name or in the name oi family members : 


- 


- 


Name of Bank 


In whose name 


Remarks 


S .No . Account Number and 
date of opening 

- - - - 


Last Bank 
balance 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-nimi 


- 


- 


- 


I 


- - - 


. 


- - - - - 
8 . Particulars of Fixed Deposit Reccipts either in own name or in the name of family members ; 
9. Particulars of lockors either in own name or in the name of family memberi ; 
10 . List of imovable proper ies (As per Annexure A ) 
11. List of movable assets the per Aonexure B ) 

( Signature ) 
Full Name . . . . . 

ANNEXUREA 
Immovabls properties owned or held by the Councillor and or his family members 


When acquired 


S .No. Location . 

Address 


In whose 
name held 


Valuz when 
acquired 


Remarks 


Mode of 
acquisition 
- - - - - - 


- 


- 


- . - 


- 


- 


- 


- 


- 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - - - - 


- - 


- 


į 
noi 


- - 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


(Signature of the Councillor ) 
Full Name . . 


128 G1 ? 5 ? 


T 


[PART II - SEC . 301) ] 
- - - - - - - - - - - - - - 


SD = 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - = - -- - - - - - - - 

ANNEXURE B 


. - - .- - - - = -- : - - 


- - - - - - 


Movable assets owned or held by the Cuncillor and his family members ( Please state every movable asset valuc at 

Rs. 10 ,000 for more ) 


S .No . 


Item 


Ta whose name 


Value when purchased 


When 
purchased 


( Signautre of the Councillor ) 
Full Name . . . . . . . . . . 
By Order and in the name of the President 

of India 


[F . No. U . 14011 /144 /94-Delhi- 11] 

RAJEEVA R . SHAH . Jt. Secy . 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri, New Delhi 11( (164 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1995 


